SHOK 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 भाद्र , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 725 राँची, शनिवार , 


14 सितम्बर, 2019 ( ई ० ) 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
04 सितम्बर , 2019 ई ० | 


, 


संख्या-11 / स्था अराज०-07/ 2013- 4743 विभागीय अधिसूचना संख्या -3623, दिनांक -23.06.2016 
द्वारा " झारखण्ड राज्य कारा अस्पताल पारा चिकित्सा कर्मी संवर्ग ( भत्र्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशन्तें ) 
नियमावली -2016 प्रवृत्त है । 

उक्त नियमावली में नियमावली की कंडिका -16 (ii) में निहित प्रावधान के तहत् झारखण्ड 
राज्यपाल के द्वारा मिश्रक उपवर्ग के वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-2800 को वेतनमान 5200-20200 , ग्रेड 
पे-1900 द्वारा प्रतिस्थापित किये जाने हेतु निम्नांकित संशोधन किये जाते हैं 

1 . संक्षिप्त नाम , विस्तार एवं प्रारंभ : 

(i) संक्षिप्त नाम :- यह नियमावली " झारखण्ड राज्य कारा अस्पताल पारा चिकित्सा कर्मी संवर्ग 
( भत्र्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशतें) ( संशोधन ) नियमावली, 2019 कही जाएगी। 

( ii ) विस्तार :- इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य होगा । 
( iii ) प्रारम्भ:- यह नियमावली झारखण्ड राजपत्र में अधिसूचित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी । 

2 . " झारखण्ड राज्य कारा अस्पताल पारा चिकित्सा कर्मी संवर्ग ( भत्र्ती , प्रोन्नति एवं अन्य 
सेवाशतें) नियमावली-2016 की कंडिका-4 एवं 13 में अंकित तालिका में मिश्रक के वेतनमान से संबंधित 
पंक्ति को वित्त विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या-660/वि ०, दिनांक-28.02.2009 में स्वीकृत वेतनमान के 
आलोक में निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाता है 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शनिवार , 14 सितम्बर , 2019 
( क ) कंडिका-4 (ii). भर्ती एवं नियुक्ति 


क्र ० 


पद का नाम 


वेतनमान 


भर्ती प्रकार 


3 


मिश्रक 


5200-20200 ग्रेड पे 


सीधी भर्ती द्वारा (नियमावली के अध्याय 03 में 
विहित प्रक्रिया द्वारा ) 


1900 


( ख ) 


कंडिका-13. प्रोन्नति 


क्र ० 


पदनाम 


वेतनमान 


1 


मिश्रक 


5200-20200 , ग्रेड पे -1900 


2 


वरीय मिश्रक 


3 


प्रधान मिश्रक 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सतीश कुमार, 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


---------- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित, 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 725 -- 50 


